निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र 1943 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 26 मार्च 2021 


( सं ० पटना 222 ) 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2021 
सं ० सं 0 का 01 / वि ० म ० ( महानुभाव ) -08-03 / 2021 / 280 - उप सचिव , बिहार विधान परिषद् के ज्ञापांक 547 ( 1 ) , 
ज्ञापांक -549 ( 1 ) एवं ज्ञापांक -551 ( 1 ) दिनांक 18.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री - सह - सदन 
नेता , बिहार विधान मंडल ने बिहार विधान परिषद में निम्नांकित सूची में अंकित महानुभाव को मुख्य 
सचेतक / उपनेता / उप मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल के रूप में दिनांक 18.03.2021 के प्रभाव से मनोनीत किया है । 
उक्त मनोनयन को कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद द्वारा दिनांक 18.03.2021 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की 
गयी है , जिन्हें बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या क्रमशः 546 ( 1 ) , 548 ( 1 ) एवं 550 ( 1 ) दिनांक 18.03.2021 द्वारा 
अधिसूचित किया गया है । 
माननीय सदस्यों के नाम 

प्रभाव की तिथि 
सं ० 

सुविधा 
1 . श्री संजय कुमार सिंह , स ० वि ० प ० मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल मंत्री 
श्री देवेश चन्द्र ठाकुर , स ० वि ० प ० 

उप नेता , सत्तारूढ़ दल मंत्री 
श्री नवल किशोर यादव , स ० वि ० प ० 

उप नेता , सत्तारूढ़ दल मंत्री 
डॉ दिलीप कुमार जायसवाल , स ० वि ० प ० 

उप मुख्य सचेतक , 


क्रम 


पदनाम 


प्राप्त 


18.03.2021 


2 . 


18.03.2021 


3 . 


18.03.2021 


4 . 


राज्य मंत्री 


18.03.2021 


सत्तारूढ़ दल 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 मार्च 2021 


2- बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल , संसदीय सचिव , सचेतक और सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) 
नियमावली , 2006 के नियम -3 के तहत् मुख्य सचेतक / उप नेता / उप मुख्य सचेतक को उनके नाम के सामने अंकित 
मंत्री / राज्य मंत्री के समान वेतन , भत्ते तथा अन्य सुविधायें दिनांक 18.03.2021 के प्रभाव से देय होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश परिमल , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 222-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


